रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


myma 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


VIURETIR2280 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 645 ] 
No. 645 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 15 , 2016 / फाल्गुन 25 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 15 , 2016 /PHALGUNA 25 , 1937 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग) 


( वित्तीय बाजार प्रभाग) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 15 मार्च, 2016 


का . आ . 1102 ( अ ). - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) की 
धारा 4 ( ख ) के निबंधनों के अनुसार अधिसूचना सं. एसईबीआई/एमआरडी/ 48107/ 2005 , तारीख 29 अगस्त , 2005 द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज 
लिमिटेड ( निगमीकरण और अपारस्परिक समन्वय ) स्कीम, 2005 अधिसूचित किया है ; 


2. और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) उपबंध करता है कि जहां मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को निगमीकृत नहीं किया 
गया है या उसका पारस्परिक समन्वय नहीं किया गया है वहां धारा 4 के अधीन ऐसे स्टाक एक्सचेंज को अनुदत्त मान्यता वापस ली गई समझी 
जाएगी ; 


3. और दिल्ली स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड , विनिर्दिष्ट समय के भीतर अर्थात , 28 अगस्त , 2007 को या उससे पहले निगमीकृत कराए 
जाने में असफल हो गया है । 


4. अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , प्रतिभूति संविदा ( विनियम ) अधिनियम , 1956 की धारा 5 की उपधारा ( 2 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन दिल्ली स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड को अनुदत्त मान्यता वापस 
ले ली गई है । 


[ फा . सं . 1/14/ एसएम /2015 ] 

प्रवीण गर्ग , संयुक्त सचिव 


1280 GI/2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department ofEconomic Affairs ) 


(FINANCIAL MARKET DIVISION ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 15th March , 2016 


S . O . 1102 ( E ). — Whereas the Securities and Exchange Board of India , vide notification number SEBI/MRD / 
48107/2005 dated the 29th August , 2005, notified the Delhi Stock Exchange Limited (Corporatisation and Demutualisation ) 
Scheme, 2005 in termsof section 4B and the Securities Contracts (Regulation ) Act, 1956 (42 of 1956 ); 

2. And whereas sub -section (2 ) of section 5 of the said Act provides that where a recognised stock exchange has 
not been corporatised and demutualised within the specified time, the recognition granted to such stock exchange under 
section 4 stands withdrawn ; 


3. And whereas the Delhi Stock Exchange Limited has failed to be demutualised within the specified time, i.e., on 
or before the 28th August, 2007 . 


4 . Now , therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section (2 ) of section 5 of the Securities 
Contracts (Regulation ) Act, 1956 , the Central Government hereby notifies that, the recognition granted to the Delhi 
Stock Exchange Limited under section 4 of the said Act stands withdrawn. 


[F . No. 1/ 14 /SM /2015 ] 
PRAVEEN GARG , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri,New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


